इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


मध्य प्रदेश 


सत्यमेव 
जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 38 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 20 सितम्बर 2013 - भाद्र 29 , शक 1935 


भाग २ 
स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश 


नरसिंहपुर , दिनांक 10 सितम्बर 2013 


क्र . 534 - रा.शा.- सी.वृ.- 2013- क्र . एफ - 1-4-06 - अठारह - 3. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37,1961 ) की धारा 
5- क की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा , नगरपालिका परिषद् , गाडरवारा जिला नरसिंहपुर 
मध्यप्रदेश की सीमा अनुसूची- एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है. अनुसूची - एक में प्रस्तावित क्षेत्र नगरपालिका 
परिषद् की सीमा में शामिल हो जाने पर नगरपालिका परिषद् गाडरवारा की चर्तुसीमा अनुसूची - दो के अनुसार हो जावेगी. 


अनुसूची - एक में परिभाषित क्षेत्र के कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, व्यक्ति अथवा निवासी को यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात में 
आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपनी अनापत्ति लिखित में कलेक्टर जिला 
नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश को कर सकेगा. प्राप्त आपत्तियों पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा : 


अनुसूची - एक 
नगरपालिका परिषद्, गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर की सीमा में सम्मिलित करने का प्रस्तावित क्षेत्रफल: 


अ.क्र . 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


सम्मिलित किये जाने वाले सर्वे नंबर 


क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 6 ) 


क्षेत्रफल का 
विवरण 
( 7 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


916203 


सम्पूर्ण 


2 


नरसिंहपुर गाडरवारा 
नरसिंहपुर 

गाडरवारा 
नरसिंहपुर गाडरवारा 


गाडरवारा 
बोदरी 
चिरहकला 


8.18 


3 


52.036 


खसरा नंबर 1 से 503 
खसरा नंबर 249 , 291 , 292, 293 
खसरा नंबर 525 , 527 , 538, 534, 537 , 535 
539 , 540 , 541 , 544, 559 , 561 , 562, 563 , 
564, 565 , 590 ए, 591 , 600 , 603 , 604 , 605 . 

211 


। 


212 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2013 


[ भाग 2 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


4 


नरसिंहपुर गाडरवारा 


इमलिया 


444.395 


सम्पूर्ण 


खसरा नंबर 1 से 127 तक . 
1 , 2 , 3, 4, 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 
12 , 13, 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19, 20 , 
21, 22 , 23, 24, 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 
30 , 31, 32 , 33, 34, 35, 36 , 37 , 38 , 
39, 40, 41, 42, 43, 44 , 45 , 46, 47, 
48 , 49 , 50 , 51, 52 , 53, 54, 55 , 56 , 
57 , 58, 59, 60, 61 , 62, 63 , 64, 65 , 
66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71, 72 , 73, 74, 
75 , 76 , 77 , 78, 79 , 80 , 81, 82, 83 , 
84 , 85 , 86 , 87, 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 
93 , 94, 95 , 96 , 97 , 98, 99 , 100 , 101 , 
102 , 103 , 104, 105 , 106 , 107 , 108 , 
109 , 110 , 111 , 112, 113, 114 , 115 , 
116, 117, 118 , 119, 120, 121 , 122, 
123 , 124 , 125 , 126 , 127 . 


, 


5 


नरसिंहपुर 


गाडरवारा 


पतलोन 


खसरा नंबर 1 से 152 


378.283 


सम्पूर्ण 


6 


नरसिंहपुर 


गाडरवारा 


कामतीखैरी 


10.813 


खसरा नंबर 40 , 41 , 42 , 44, 45 , 46 , 47 , 
48, 49, 50 , 51, 52 , 54. 


7 


नरसिंहपुर गाडरवारा 


कामती 


170.559 


खसरा नंबर 142 , 143, 144, 145 , 146 , 
357 , 358, 359 , 371, 372 , 373, 378 , 379 , 
380 , 381 , 385 , 386 , 387, 388 , 390 , 
391 एवं 440 . 


8 


नरसिंहपुर 


गाडरवारा 


जमाड़ा 


18.504 


खसरा नंबर 41/6, 43/3, 43/4, 43/5 , 
43 / 8,49 / 1 , 54/1 , 54/2 , 54/3, 54/4, 
55, 57/1, 57/3 , 130/5 . 


इन दिशाओं के अलावा नगरीय क्षेत्र में फैली सम्पूर्ण सीमाओं को भी गाडरवारा मौजा खसरा नंबर 1 से 503 तक सम्मिलित 
किये जाने हेतु प्रस्तावित है. 


अनुसूची- दो 


उपरोक्त अनुसूची में दर्शाया गया क्षेत्र सम्मिलित होने के पश्चात् गाडरवारा नगरपालिका परिषद् की चतुर्थ सीमा निम्नानुसार होगी : 


उत्तर दिशा - ग्राम बोदरी में स्थित देव प्रभाकर कॉलोनी को सम्मिलित करते हुए नाला से गाडरवारा की सीमा से बोदरी 

रास्ता तक डोलाबाबा गाडरवारा की सीमा होते हुए शक्कर नदी तक ग्राम चिरहकला में बीजासेन मंदिर के रास्ते से 
राधा स्वामी सत्संग भवन को सम्मिलित करते हुए ग्राम सांगई के रास्ता तक लूनावत वेयर हाऊस को परिसीमित 
करते हुए शक्कर नदी तक . 


सर्वे नंबर ( खसरा नम्बर ) 249 , 291 , 293 . 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2013 


213 


पूर्व दिशा - सांगई ग्राम के रास्ते से सर्वे नंबर 591 , 600 , 603, 604, 605 ग्राम चिरहकला में स्थित बीजासेन मंदिर से 

चिरह कला खुर्द रोड, वेयर हाउस एवं विट्ठल भवन विद्युत् सब स्टेशन राधा स्वामी सत्संग भवन गिट्टी क्रेशर 
दशरथ वाटिका से डमरू घाटी शिवमंदिर नसीर खां एवं पाठक जी के खेत को शामिल करते हुए गौ शाला खसरा 
नंबर 525, 527, 538 , 534, 537, 535 , 539, 540, 541, 544, 549, 561, 562 , 563, 564, 565, 590 ग्राम 
कैकरा रास्ते तक परिसीमित व शक्कर नदी के किनारे से होते हुए ग्राम पतलोन रेल्वे पुल से खसरा नंबर 01 से 
152 तक . 


दक्षिण दिशा - रेलवे लाइन से ग्राम इमलिया का संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित करते हुए खसरा नंबर 01 से 127 तक कांच मंदिर , 

बी.एल.ए. रेस्ट हाऊस रेल्वे गेट व ग्राम मंगरमुहा व कान्हर गांव की सीमा तक. 


पश्चिम दिशा - देव प्रभाकर कॉलोनी से गाडरवारा सीमा से होते हुए ग्राम कामती के खसरा नंबर 381 को सम्मिलित करते 
हुए आनंद दुबे नाकपालजी का वेयर हाउस रूचि सोयाबीन प्लांट, देवेन्द्र साहू 

की भूमि, रामचरन कुर्मी बायपास 
रोड के सामने से खैरी सीमा तक सर्वे नंबर 142, 143 , 144, 145, 146, 357 , 358, 371, 372, 373, 378, 
379, 380, 381, 385 , 386, 387, 388, 390, 391 एवं 440 खैरी सीमा तक बायपास रोड के दोनों ओर जमाड़ा 
त्रिवेणी तक. खैरी कामती सीमा से गोल्डन सिटी नरेन्द्र खजांची की भूमि एवं उमेश की भूमि को सम्मिलित करते 
हुए नीरस की भूमि को सम्मिलित करते हुए सर्वे नंबर 40, 41, 42 , 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 व 


57 तक . 


ग्राम जमाड़ा. - गाडरवारा की सीमा में लगकर अमर शांति कॉलोनी, रेल्वे लाईन देवेन्द्र पटेल के वेयर हाउस कुंज बिहार 

कॉलोनी खसरा नंबर 130 में स्थित एक खसरा नंबर 41/6 , 43/3, 44/4, 43/5, 43/8, 49/1, 54/1, 54/2, 54/3, 
54/4, 55 , 57/1, 57/3, 130/5 तक परिसीमित . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

संजीव सिंह, कलेक्टर. 


Narsinghpur, the 10th September 2013 


No. 534 -RS-2013 , No. F - 1-4-6-06 -XVIII-3. - In exercise of the power conferred by subsection (i) of Section 
SA of Section SA of Madhya Pradesh Municipal Act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby shows 
there intention to include within the limits of Municipality Gadarwara. District Narsinghpur (M.P. ). The Local area 
which is defined in the schedule -I below . After inclusion of proposed area as defined in the schedule -i in the 
Municipal area Gadarwara. The boundary of Municipality Gadarwara, will be as defied in schedule- II. 


Any Local authority, adult inhabitant of the local area defined in the date of publication of this notification 
for the consideration of the state Government . 


SCHEDULE- I 


S. No. 


District 


Tahsil 


Survey No. to be included 


Detail of 


Name of 
Village 


Area 
to the declared 
(in Hectare) 

( 6 ) 


Area 
( 7 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


All 


1 Narsinghpur Gadarwara Gadarwara 
2 

Bodari 
3 

Chirahkala 


916203 
8.187 
52.036 


1 to 503 
249, 291 , 292,293 
525,527, 538,534,535,537 , 
539, 540 , 541 , 544 , 559, 561 , 562 , 
563 , 564,565,590, 591, 600 , 
603, 604, 605 


214 


78 TYGN 1693 , faria 20 2013 


[ 1 2 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


4 


Imliya 


444.395 


All 


1 to 127 
(Whole of the village ). 
1 to 152 
(Whole of the village ). 


5 Narsinghpur Gadarwara 


Patlon 


378.283 


All 


6 


10.813 


All 


Kamti 
Kheri 


40 , 41, 42 , 44 , 45 , 46 , 47,48 , 
49, 50 , 51, 52 , 54 . 


7 


Kamti 


170.559 


142, 143, 144 , 145 , 146 , 357 
358, 359 , 371, 372, 373 , 378 
379 , 380 , 381, 385 , 386 , 387, 
388 , 390 , 391 To 440 . 


9 ) 


8 


Jamada 


18.504 


41/6 , 43/3 , 43/4 , 43/5 , 43/8 , 
49/1, 54/1 , 54/2 , 54/3 , 54/4 , 
55 , 57/1 , 57/3 , 130/5 . 


In addition to the above area the Municipal Council Gadarwara District Narsinghpur include boundries withen 
the limit from Kh.No. 1 to 503 . 


SCHEDULE_II 


After including the area shown in Above schedule the Revised boundaries of Municipalty Gadarwara will 
be as follows: 


North — The boundaries towards North starting from village Bodari Situated , Dev Prabhakar Colony 

including Nala towards Boadri Road from Dola Bala . Sorrounding the area upto Shkkar River & 
Village Chibarkala, Bijasen Mandir including Radhaswami Bhawan upto village Sangai Road 
Sorounding the area situated Lunawat Wear House upto Shakkar River Survey No. ( Kh . No. 249 , 

291, 292 , 293 ). 
East — Starting from the Road of Sangai Survey No. (Kh.No. 591, 600 , 603,604,605 ), village chrahkala 

including Bijasen Mandir to Chirahkala Khurd Road , Wear house and Bitthal Bhavan MPEB sub 
station from Damru Ghati towards Shiv Mandir, Najeer Khan & Pathak land including Goushala 
Survey No. (Kh. No. 525 , 527 , 534 , 535 , 538 , 539 , 540 , 541, 544 , 559 , 561, 562 , 563, 564 , 565, 
590 ) upto village Kekra, Road Sorrounding B Vank of Shakkar River to Pation Railway Bridge 

upto Survy No. (Kh . No. 01 to 152) . 
South - Starding from Railway lince including village Imiliya 1 to 127 (Whole of the (Village) Sorrounding 

Knach Mandir BL.A. Rest House upto Railway Kanhargaon towards Mangarmukha road . 
West — Starding from Dev Prabhakar Colony to Boundary of existing Gadarwara towards village Kamti 

KH . No. 381, including Anand Dubey Nagpaliji , Wear House, Ruchi Soyabeen Plant including 
land of Devendra Sahu Ramcharayan Kurmi infront of By -pass road to village Kheri Border Sur 
vey no . (Kh. No.) 142, 143, 144 , 145 , 146 , 357 , 358 , 359 , 371 , 372 , 373 , 378 , 379 , 380 , 381 , 
385 , 386 , 387 , 388 , 390 , 391, to 440 upto Khedri Border both side of by pass road upto Jamada , 
Tirveni.Starding from Kheri Kamti Boundary to Goldan City , Narendra. Khanchi land , sorrounding 
the land Situated upto kh.No. upto 40 , 41 , 42 , 44 , 45 , 46 , 47, 48, 49 , 50 , 51, 52 , upto 57 Starding 
from village Jamada Gadarwara Area to Amar Shanti Colony, Railway line, wear House -Devendra 
Patel, Kunjbihar Colony kh . No.130 kh.NO. 41/6 , 43/3 , 43/4 , 43/5 , 43/8 , 49/1, 54/1 , 54/2 , 54/3 , 
54/4 , 55 , 57/1, 57/3 , 130/5 . 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

SANJEEV SINGH , Collector , 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -- 2013. 


